PART I ] 


HARYANA GOVT. GAZ ., JULY 31 , 2007 ( SRVN . 9 , 1929 SAKA ) 


639 


कृषि विभाग 


दिनांक 16 जुलाई , 2007 


संख्या 259- कृषि- II (1)-07/11780. - कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का अधिनियम 46), की धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल , इसके द्वारा, वरिष्ठ विश्लेषक , गुण नियन्त्रण प्रयोगशाला (कीटनाशक ), रोहतक को सम्पूर्ण हरियाणा राज्य 
के लिए हरियाणा राज्य में बाजार में लाये जाने वाले या प्रयोग किए जाने वाले सभी प्रकार के कीटनाशकों के संबंध में कीटनाशक विश्लेषक के 
रूप में नियुक्त करते हैं । 


राज कुमार , 


वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, 

कृषि विभाग । 


--- 


AGRICULTURE DEPARTMENT 


The 16th July, 2007 


No. 259 - Agri.-II ( 1)-2007/11780. - In exercise of the powers conferred by Section 19 of the Insecticides 
Act, 1968 ( Act 46 of 1968), the Governor of Haryana, hereby appoints Senior Analyst, Quality Control Laboratory 
(Pesticides ), Rohtak to be Insecticide Analyst, for the whole of the State of Haryana in respect of all kinds of 
insecticide marketed or used in the State of Haryana . 


RAJ KUMAR, 
Financial Commissioner and Principal Secretary to 

Government Haryana, Agriculture Department. 


कृषि विभाग 


दिनांक 16 जुलाई , 2007 


संख्या 1665- कृषि- II (1) -2007/ 11783. - उर्वरक (नियन्त्रण) आदेश,1985 के खण्ड 29 के उप - खण्ड (1) के उपबन्धों के अनुसरण 
में तथा केन्द्रीय सरकार के पत्रांक 26-9/ 2002 / हरि खाद , दिनांक 17 मई, 2007 के द्वारा प्रदान पूर्व अनुमोदन से, हरियाणा के राज्यपाल, इसके 
द्वारा, गुण नियन्त्रण प्रयोगशाला (उर्वरक ), रोहतक को उक्त उप- खण्ड के प्रयोजन के लिए प्रयोगशाला के रूप में अधिसूचित करते हैं । 


- 


राज कुमार, 


. 


वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार , 

कृषि विभाग । 


AGRICULTURE DEPARTMENT 


The 16th July , 2007 


No. 1665 -Agri.- II (1) -2007 /11783. — In pursuance of the provisions of sub-clause (1) of clause 29 of the 
Fertilizer (Control) Order, 1985 and with the prior approval of Central Government, accorded vide memo. No. 
26-9/ 2002 / Manures, dated 17th May, 2007 , the Governor of Haryana , hereby notifies the Quality Control 
Laboratory (Fertilizer), Rohtak , to be the Laboratory for the purpose of the said sub -clause. 


RAJ KUMAR, 


Financial Commissioner and Principal Secretary to 

Government Haryana, Agriculture Department. 


